रजिस्ट्री सं० डी० एल - 33004/99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


- 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


. 


. 


. : 


. . . . असाधारण 

साचारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PARTII - Section3 - Sub - section (i) , 

। प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, शुक्रवार , अगस्त 1, 2003/ श्रावण 10, 1925 
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 1, 2003/SRAVANA 10 , 1925 


सं . 365 ] 
No. 365 ] 


-- 


- - - 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) . . . . . . . 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2003 

सं. 120/ 2003 - सीमाशुल्क 
सा . का. नि . 622 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ), की 
अधिसूचना सं. 21/ 2002 - सीमाशुल्क , तारीख 1 मार्च, 2002 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थातः 

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, 
( क ) क्रम सं. 34 के सामने , स्तंभ ( 3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा , अर्थातः 

खाद्य श्रेणी का कच्चा पाम तेल और उसका अंश, खुला या प्रपुंज रूप में जिसकी तेजाब मूल्य 2 प्रतिशत, या ज्यादा और कुल केरोटिनाइड ( वीटा 
केरोटिन ) 500 से 2500 मिली ग्राम प्रति किलो हो । 

स्पष्टीकरण: इस छूट के प्रयोजन के लिए, " खाद्य श्रेणी का कच्चा पाम तेल और उसका अंश " से अभिप्राय है कि वो अवाष्पसील वनस्पति तेल, . 
द्रव या ठोस , जो कि दबाव से प्राप्त किया गया हो और जो कि निथारने , सेन्ट्रीफिकेशन या छानने के अलावा किसी भी प्रक्रिया से न गुजरा हो परंतु तेल 
को ठोस कणों से अलग करने के लिए सिर्फ यांत्रिक शक्ति जैसा कि गुरुत्वाकर्षण, दबाव या सेन्ट्रीफ्यूगल शक्ति का प्रयोग किया गया हो । सोखने वाली 
छानक प्रक्रिया, अंशों में अलगाना या कोई ऐसी भौतिक या रसायनिक प्रक्रिया निषेधित है । अगर कोई तेल एक्सट्रेक्शन प्रक्रिया से प्राप्त किया गया है 
तो वह कच्चा तेल माना जायेगा जब तक कि इसी तरह के दबाव से प्राप्त किए गए तेल की तुलना में इसके रंग , गंध या स्वाद में कोई भी बदलाव न 
आया हो ; 
( ख ) क्रम सं. 434 के सामने, स्तंभ ( 3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि " 1511 90 " प्रतिस्थापित की जायेगी । 

. [ फा . सं. 345 / 11 / 2001 -टीआरयू ] 
. . 

गंगा सिंह कार्की, अवर सचिव 
टिप्पण: - मूल अधिसूचना सं. 21 /2002 -केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 [ सा. का. नि . 118 ( अ ), तारीख 1 मार्च, 2002 ] द्वारा 
भारत के राजपत्र, असाधारण द्वारा प्रकाशित की गई थी, और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 118/ 2003 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 29 
जुलाई, 2003 [ सा. का. नि . 611 ( अ ) तारीख 29 जुलाई, 2003 ] द्वारा किया गया था । 


2195 G1/2003 


d 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART II.---SEC. 30 ] 
MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st August, 2003 

No. 120 /2003 -CUSTOMS 
G .S.R . 622 (E ). - In exercise of the powers conferred by sub - section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 
of 1962), the Central Government , being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the 
following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue), No . 21/2002-Customs, dated the 1st March , 2002, namely : 

___ In the said notification, in the Table, 
(A ) against S.No. 34 , for the entry in column (3), the following entry shall be substituted ,namely :- : 

Crude palm oil and its fractions, of edible grade, having an acid value of 2 % , or more and total carotenoid ( as beta 
carotene ) in the range of 500 -2500mg/kg, in loose or bulk form . . ; 
Explanation . - For the purposes of this exemption, “ Crude palm oiland its fractions" means fixed vegetable oils , fluid 
or solid , obtained by pressure, if they have undergone no processing other than decantation , centrifugation or 
filtration , provided that , in order to separate the oils from solid particles only mechanical force , such as gravity , 
pressure or centrifugal force, has been employed , excluding any absorption filtering process , fractionalization or any 
other physical or chemical process. If obtained by extraction an oil shall continue to be considered as " crude”, 
provided it has undergone no change in colour, odour or taste when compared with corresponding oil obtained by 

pressure ; 
(B ) against S .No.434 , for the entry in column (2 ), the entry " 1511 90" shall be substituted . 

[ F. No. 345/11/ 2001-TRU] 

G .S .KARKI, Under Secy . 
Note : The principal notification No . 21/2002-Customs dated the 1st March , 2002, was published in the Gazette of India , 
Extraordinary , vide [G .S.R . 118 (E ), dated the 1st March , 2002 ]and was last amended by notification No . 118 /2003 -Customs, 
dated the 29th July, 2003 [ G.S. R. 611 ( E ), dated the 29th July, 2003 ]. . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2003 

सं . 121 / 2003 - सीमाशुल्क 
सा. का .नि . 623 ( अ). - केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों । 
का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 ( 1975 का 51 ) की 
पहली अनुसूची में आने वाले सभी उपकरण और उपभोग्य नमूने जो कि रसायनिक हथियार निषेष संगठन की निरक्षण टीम द्वारा आयात किए गए हों , 
को उस पर उद्ग्रहणीय पूर्ण सीमाशुल्क से छूट प्रदान करती है जो उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 
3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क है । छूट निम्नलिखित शतों के अधीन है, अर्थातः 

( क ) आयातक राष्ट्रीय प्राधिकरण, रसायनिक हथियार समझौता में संयुक्त सचिव या उप सचिव का प्रमाणपत्र और उनके द्वारा यथाविधि प्रमाणित 
सूची प्रस्तुत करेगा कि यह उपकरण और उपभोग्य नमूने रसायनिक हथियार समझौते के अनुसार किए जाने वाले निरीक्षण या प्रमाणन करने हेतु 
आवश्यक हैं ; और 

( ख) राष्ट्रीय प्राधिकरण, रसायनिक हथियार समझौता में संयुक्त सचिव या उप सचिव , यथास्थिति, सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक सीमाशुल्क 
आयुक्त को यह वचनबंध प्रस्तुत करेगा कि उक्त उपकरण उनके आयात होने के छ: महीने अथवा सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा अनुमोदित समय के भीतर 
निर्यात कर दिए जायेंगे तथा उपभोग्य नमूने उदेशित कार्य के लिए आवश्यक हैं और उनका हिसाब रखा जायेगा । 


[ फा . सं. 354/73/ 2003 -टीआरयू 

गंगा सिंह कार्की, अवर सचिव 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


[ भाग II - खण्ड 3( )] 

भारत का राजपत्र : ससान 

. ... . 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st August, 2003 

No. 121/2003 - CUSTOMS 
G .S .R . 623 (E ). . - In exercise of the powers conferred by Sub -section (1 ) ofSection 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 
1962 ), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby exempts all the 
equipments and consumable samples falling under the First Schedule to the Customs Tariff Act , 1975 ( 31 of 1975 ), when 
imported into India, by the Inspection Team of the Organization of Prohibition of Chemical Weapons, from the whole of the 
duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule and from the whole of the additional duty 
leviable thereon under Section 3 of the said Customs Tariff Act, subject to the following conditions, namely : 
(a ) the importer shall produce a certificate along with duly certified list of equipments and consumable samples from the 

Joint Secretary or the Deputy Secretary , National Authority Chemical Weapons Convention to the effect that such 
equipments and samples are required for carrying out verification/ inspections as per in terms of ChemicalWeapons 

Convention ; and 
(b ) the Joint Secretary or the Deputy Secretary , National Authority Chemical Weapons Convention shall furnish an 

undertaking on letter head to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as 
the case may be, to the effect that such equipments shall be exported within six months of their import or within such 
extended period as may be allowed by the Commissioner of Customs, in this behalf and that consumable samples are 
required for the intended purpose and shall be accounted for . 

[ F. No . 354/73/ 2003-TRU] 

G. S. KARKI, Under Secy . . 
अधिसूचना 
नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2003 

सं . 122 / 2003 - सीमाशुल्क 
सा . का .नि . 624 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ), की अधिसूचना 
सं. 49 / 96 - सीमाशुल्क , तारीख 23 जुलाई , 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती हैं , अर्थात्: 
- उक्त अधिसूचना में , सारणी में , क्रम सं. 1 के सामने, स्तंभ ( 2) में , मद (I) में , शब्दों और अंकों " और 51/96 -सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 
1996 " के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर " 51/ 96 - सीमाशुल्क , तारीख 23 जुलाई , 1996 और 121/ 2003 - सीमाशुल्क, तारीख 1 अगस्त, 2003 " 
शब्द, अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किये जायेंगे । 

[ फा. सं. 354 /73 / 2003 -टीआरयू] 

गंगा सिंह कार्की, अवर सचिव 
टिप्पणी: ~-मूल अधिसूचना सं. 49/1997 - सीमाशुल्क , तारीख 23 जुलाई , 1996 [ सा. का. नि. 301 ( अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 ] द्वारा 
भारत के राजपत्र, असाधारण द्वारा प्रकाशित की गई थी , और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 24/2002 - सीमाशुल्क , तारीख 1 मार्च, 2002 
सा. का.नि. 121 ( अ) तारीख 1 मार्च, 2002 ] द्वारा किया गया था । 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st August, 2003 

No. 122/ 2003-CUSTOMS 
G . S . R . 624 ( E ). - In exercise of the powers conferred by Şub - section ( 1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 
of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby makes the 
following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue ), No . 49/96 -Customs, dated the 23rd July , 1996 , namely :- . 

In the said notification , in the Table , against S.No. 1, in column (2 ), in item (I), for the words, figures and letters and 
51/ 96 -Customs, dated the 23rd July , 1996” , the words, figures and letters “ 51/96 -Customs, dated the 23rd July , 1996 and 
121 /2003 -Customs, dated the 1st August, 2003 ” shall be substituted . 

[ F. No . 354773 / 2003-TRU] 

G.S. KARKI , Under Secy . 
Note: ---- The principal notification No. 49/ 96- Customs dated the 23rd July, 1996 was published in the Gazette of India , 
Extraordinary, vide G . S.R . 301(E ), dated the 23rd July , 1996 and was last amended by notification No. 24 /2002 - Customs, 
dated the 1stMarch, 2002 [G . S.R . 121 (E ), dated the Ist March, 2002 ). 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 

[ PART II - SEC .30] 
अधिसूचना 
नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2003 

सं. 123 /2003 - सीमाशुल्क 
25 ( अ). - केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
- यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ), की 

202 - सीमाशुल्क , तारीख 1 मार्च, 2002 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् : 
प में, सारणी में , क्रम सं. 5क के सामने, स्तंभ ( 3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि " 1511 90 " प्रतिस्थापित की जायेगी । 

_ [ फा. सं. 345 / 11/2001 -टीआरयू ] 

गंगा सिंह कार्की, अवर सचिव 
टिप्पा : - मूल अधिसूचना सं. 23 / 2002 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 1 मार्च, 2002 [ सा . का. नि. 120 ( अ ), तारीख 1 मार्च, 2002 ] द्वारा 
भारत के राजपत्र, असाधारण द्वारा प्रकाशित की गई थी, और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 119 / 2003 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 29 
जुलाई, 2003 [ सा . का.नि . 612( अ) तारीख 29 जुलाई , 2003 ] द्वारा किया गया था । 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st August, 2003 

No . 123 / 2003-CUSTOMS 
G .S .R . 625 ( E ). - In exercise of the powers conferred by Sub- section (1) of Section 3 A of the Customs Tariff Act, 1975 
(51 of 1975 ), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , and having regard 
to the maximum sales tax , local tax or any other charges for the time being leviable on the like goods, on their sale or purchase 
in India , hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of 
Finance ( Department of Revenue), No. 23 /2002- Customs, dated the 1st March, 2002, namely : 

___ In the said notification, in the Table , against S. No . 5A, for the entry in column ( 2), the entry " 151190 " shall be 
substituted . 

[ F.No.345/112001- TRU 

G .S .KARKI,Under Secy . 
Note :- -- The principalnotification No. 23 /2002 - Customs dated the 1st March , 2002 , was published in the Gazette of India , 
Extraordinary, vide G .S.R . 120 (E ), dated the 1st March , 2002 and was last amended by notification No 119/2003- Customs, 
dated the 29th July, 2003 [ G . S. R. 612 ( E), datedthe 29th July, 2003 ]. 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi -110054 . 


- NAI ... .int H 


. 


. 


. 


। । 


। 


। .. . 


. ... . . . . .. . . 


. 


. . . . . | , tha म 


